रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.-33004/ 99 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 220] 
No. 220 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 20 , 2005 / वैशाख 30 , 1927 
NEW DELHI , FRIDAY , MAY 20, 2005 / VAISAKHA 30, 1927 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 मई , 2005 

सं. 50.22005- सीमा शुल्क 
सा. का .नि. 331( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप 
धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस बात का समाधान हो जाने पर 
कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न सारणी के 
कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की प्रत्येक अधिसूचना उक्त 
सारणी के कॉलम ( 3 ) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित अथवा और आगे संशोधित 
जैसा भी मामला हो , की जाएगी । 


सारणी . 


( 3) 


क्रम अधिसूचना सं . एवं 

संशोधन 
. सं . तिथि 
(1 ) ( 2) 
1. 154/ 94- सीमा उक्त अधिसूचना में , क्रम सं . 3 के सामने कॉलम ( 3) में , 

शुल्क दिनांक 13 ( i) शर्त (iv ) के पश्चात , निम्नलिखित परन्तुक अतः स्थापित किया 
जुलाई 1994 

जाएगा, नामत : 
" बशर्ते कि जहां रत्न एवं आभूषण उद्योग से संबंधित नमूने रत्न एवं 
आभूषण निर्यातको द्वारा आयातित किए जाते हैं , वहां उक्त नमूने के 
आयात का मल्य 3. 00 . 000 ( तीन लाख रुपये अथवा निकटस्थ पिछले 
तीन वर्षों के निर्यात के औसत मूल्य के 0 . 25 % जो भी कम हो , से | 


1570 G1/2005 


. . . ... .. 


(1 ) . 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


A 


- 


- - 


- 


[ PART I - SEC. 3(i)] 
अधिक नहीं होगा और ऐसे नमूनों की संख्या बारह महीनों की अवधि के 
अंदर 15 - यूनिट से अधिक नहीं होगी, जो इस शर्त के अध्यधीन होगी कि 
आयात्तक द्वारा रत्न एवं आभषण निर्यात प्रोत्साहन परिषद से एक 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें निकटस्थ पिछले तीन वर्षों के 
दौरान किए गए निर्यात का मूल्य एवं पिछले बारह महीनों के दौरान इस 
अधिसूचना के तहत पहले ही आयात किए जा चुके माल के मूल्य एवं मात्रा 
को भी प्रमाणित किया गया हो ।" 
(ii ) उप - शर्त ( क ) में मद ( ख ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाएगा, नामतः 
" ( ख ) नमूने के रत्न एवं आभूषण उद्योग से संबंधित होने की स्थिति में रत्न 
एवं आभूषण निर्यातक जैसा भी मामला हो द्वारा आयातित नमूने का कुल 
आयात मूल्य 3, 00 , 000 रुपये (तीन लाख रुपये ) अथवा निकटस्थ 
पिछले तीन वर्षों के निर्यात के औसत निर्यात के 0. 25 % , हो भी कम हो , 
से अधिक नहीं हो तथा वाणिज्यिक नमूनों के किसी अन्य आयात की 
स्थिति में 60 , 000 ( साठ हजार ) रुपये से अधिक नहीं हो तथा ऐसे नमूने 
की संख्या पिछले. बारह महीनों की अवधि के अंदर 15- यूनिट से अधिक 

नहीं होगी ; तथा " 
12. 55 / 2001 - सीमा उक्त अधिसूचना में , 

शुल्क दिनांक 16 ( क ) शर्त (ii ) में , " 0 .50 " अंक की जगह "0. 25 " अंक प्रतिस्थापित किया 
मई , 2001 

| जाएगा ; 
( ख ) शर्त (iv ) में , प्रविष्टि ( च) के पश्चात , निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः 
स्थापित की जाएगी , नामतः 
"(द) केन्द्रीय रत्न प्रयोगशाला , मियागी भवन, 5- 15 -14 युइनो टैटो 

कु ,टोक्यो, जापान"। 
3. 52/ 2003 - सीमा उक्त अधिसूचना में , 

शुल्क दिनांक 31 ( 1 ) शुरुआत पैरा में , 
मार्च, 2003 (i) शर्त ( 4) में , 

| ( क ) खंड (ii) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया 

जाएगा , नामतः 
" बशर्ते कि पूंजीगत माल को एक इकाई से विशेष आर्थिक जोन की दूसरी 
इकाई अथवा अन्य निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर 
टैक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी ) इकाई अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क 
( एस टी पी ) इकाई जैसा भी मामला हो , में ले जाने के लिए उक्त अधिकारी 
की अनुमति की कोई जरुरत नहीं होगी और पूंजीगत माल को उक्त 
अधिकारी को सूचना देकर बाहर लाया जा सकता है । " 
( ख ) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , 
नामतः 


- 


- 


[ भाग 1 - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


H 


। 


"(iiiक ) परीक्षण, मरम्मत, अंशांकन , परिष्करण तथा उनकी वापसी के 
प्रयोजनार्थ शुल्क का भुगतान किए बिना पूंजीगत माल को इकाई से बाहर 
ले जाने की अनुमति दे सकेगाः । 
__ बशर्ते कि प्रस्थिति धारक इकाई के मामले में , उक्त अधिकारी को 
पहले सूचित करने के आधार पर पूंजीगत माल इकाई से बाहर ले जाया 
जा सकता है और पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी । " 
(ii ) शर्त ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अन्तःस्थापित की जाएगी , 
नामत: 
"( 4क ) इकाई प्रदर्शन के लिए विनिर्मित माल के नमूनों को शुल्क का 
भुगतान किए बिना विशेष आर्थिक जोन की दूसरी इकाई अथवा अन्य 
निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क ( ई 
एच टी वी ) इकाई अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी ) इकाई 
में , जैसा भी मामला हो , उक्त अधिकारी को सूचना देने के पश्चात् , इस 
शर्त के अध्यधीन ला सकती है कि ऐसा नमूना इकाई से बाहर निकाले 
जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर उस इकाई को लौटा दिया 
जाता है । " 
(iii) शर्त ( 6 ) में , 
( क ) खण्ड ( iv ) में , निम्नलिखित परन्तुक अतः स्थापित किया जाएगा , 
नामतः 
"बशर्ते की प्रस्थिति धारक इकाई के मामले में विकास आयुक्त के 
अनुमोदन अथवा उक्त अधिकारी की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं 
होगी तथा विकास अधिकारी एवं उक्त अधिकारी को सूचित करने के 
उपरान्त माल का व्यक्तिगत रुप से वहन किया जा सकता है । 
( ख ) खंड (ix ) में , " और बंगलौर अथवा " शब्दों के स्थान पर "बंगलौर 
एवं अहमदाबाद अथवा " शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 
(iii ) शर्त (12) की जगह निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी 
नामत: 
"12. उक्त अधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
आयुक्त , जैसा भी मामला हो , के अनुमोदन के अध्यधीन , किसी 
निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ( ई 
एच टी पी ) इकाई अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ( एस टी पी ) इकाई 
जो अन्य निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी 
पार्क (ई एच टी पी ) इकाई अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस टी 
पी ) इकाई जो आयातकर्ता इकाई के मालिक से संबंधित है, के द्वारा 
सॉफ्टवेयर , आंकड़ा प्रविष्टि और परिवर्तन , आंकड़ा संसाधन, आंकड़ा 
विश्लेषण और नियंत्रण, आंकड़ा प्रबंधन के विकास अथवा काल सेंटर 
सेवाओं और इसमें निर्यात के प्रयोजनार्थ आयात किये गए डीजल 


[ PART II - -- SEC . 3 (1 )] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
जनरेटिंग सैट, कैप्टिव पावर प्लांट , केन्द्रीकृत वातानुकूल उपकरण, 
अवााधित विद्युत आपूर्ति प्रणाली , नेटवर्किंग उपकरण , ई पी ए वी एक्स , 
फैक्स, फोटोकॉपियर उपस्कर , डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल उपकरण एवं 
सुरक्षा प्रणाली के आयात की अनुमति दे सकता है लेकिन ऐसे माल की 
आयातकर्ता इकाई के परिसर से बाहर निकासी नहीं की जाएगी । " 
( 2) पैरा 3 के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में , 
( क) खंड ( x) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा , नामतः 
"( xi ) "प्रस्थिति धारक " का आशय निदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 5. 2 में | 
यथा वर्गीकृत किसी चुनिंदा निर्यात गृह की हैसियत रखने वाले आयातक 
से है । " 
( 3 ) अनुबंध-| में , क्र . सं . 4 के सामने प्रविष्टि में , निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः 
"विकास आयुक्त अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा संस्तुत कैप्टिव पावर 
प्लांट जिसमें कैप्टिव जनरेटिंग सैट तथा इकाई की वास्तविक जरुरत की 
समानुपातिक क्षमता वाल ट्रांसफार्मर शामिल हैं । ( प्रस्थिति धारकों के लिए 
विकास आयुक्त/ पदनामित अधिकारी की संस्तुति की कोई आवश्यकता 
नहीं होगी ) ।" 
( 4 ) अनुबंध - V में , क्र . सं . 30 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , 
नामत: 
" 31 . क्र . सं . 1 से क्र . सं . 29 तक विनिर्दिष्ट संबंधित माल के 5 % मूल्य 
तक के कलपुर्जे । " 


- 


- 


[ फा . सं . 305 /69/ 2005 - एफ टी टी ( भाग -IV) ] 

. वी. केजो, अवर सचिव . . 
टिप्पणी : - 1. सा . का. नि :( अ ), दिनांक 13 जुलाई , 1994 के तहत दिनांक 13 जुलाई , 1994 की 
अधिसूचना सं . 154/ 94- सीमा शुल्क का प्रकाशन हुआ था और दिनांक 1 मार्च, 2003 की 
अधिसूचना सं . 28/ 2003 - सीमा शुल्क ( सा . का . नि. 163( अ) , दिनांक 1 मार्च, 2003 ) के द्वारा 
अंतिम बार संशोधित किया गया था । 
2 . सा . का. नि . ( अ), दिनांक 16 मई, 2001 के तहत दिनांक 16 मई , 2001 की अधिसूचना सं . 
55 / 2001 - सीमा शुल्क का प्रकाशन किया गया था और दिनांक 6 सितम्बर , 2004 की अधिसूचना 
सं . 87/ 200 - सीमा शुल्क ( सा . का .नि . 566 ( अ), दिनांक 6 सितम्बर , 2004) के द्वारा अंतिम बार 
इसका संशोधन किया गया था । 
3. दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं . 52/ 2003 - सीमा शुल्क को सा . का .नि . 274( अ ) 
दिनांक 31 मार्च, 2003 के तहत संशोधित किया गया था एवं दिनांक 6 सितम्बर , 2004 की 
अधिसूचना सं . 87/ 2004 - सीमा शुल्क ( सा . का . नि .566( अ ), दिनांक 6 सितम्बर , 2004) के द्वारा 
अंतिम बार इसका संशोधन किया गया था । 


( 711 - 3 (1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


M 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th May , 2005 

No. 50 /2005 -CUSTOMS 
G . S. R. 331 (E). — In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of section 25 of 
the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ), the Central Government on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , hereby directs that each of the notifications of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in 
column (2 ) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended , as the case 
may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table . 

TABLE 


mot 
11W 


Mohan 


. 


21 


UT 


Sr. 


Amendment 


Notification No. 

and date 


No. 


(3 ) 


154 /94 -Customs, In the said notification , against S . No . 3 , in column ( 3 ) , 
dated the 13th 
July , 1994 

(i) after condition ( iv ), the following proviso shall be inserted , 

namely : 
" provided that where the samples relating to gem and jewellery 
industry are imported by exporters of gem and jewellery , the 
import of said sample shall not exceed value of Rs. 3, 00 ,000 
(Three lakhs) or 0.25 % of average value of three immediately 
preceding years exports whichever is lower , and such samples 
shall not exceed 15 units in number, within a period of twelve 
months subject to the condition that the importer produces a 
certificate from the Gem and Jewllery Export Promotion Council 
certifying the value of export made during three immediately 
preceding years and also the value and quantity of goods already 
imported under this notification during the last twelve months." 
(i ) in sub - condition ( A ), for item (b ) , the following shall be 
substituted , namely : 


1570 GI |2005 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PARI il - Sec . 3(1)] 


Sr. 


Amendment 


Notification No. 

and date 


No. 


(1) 


(2) 


(3 ) 
" (b) the total import value of sample does not exceed Rs 3, 00 ,000 
(Three lakhs) or 0.25 % of average value of three immediately 
preceding years exports whichever is lower , in the case the 
sample is related to gem and jewellery industry imported by 
exporter of gem and jewellery , as the case may be and Rs 60 ,000 
(Sixty Thousand ) in case of any other import of commercial 
samples and such sample siiaii noi exceed 15 units in number, 
within a period of last twelve months; and ”. 


55 /2001 
Customs, dated 
the 16th May , 
2001 


In the said notification , - 
( 1 ) in the condition ( ii) , for the figure “ 0 .50 ” , the figure 

" 0 .25" sliall be substituted ; 
(2) in condition (iv ), after the entry (f), the following entry 

shall be inserted , namely : 
" ( g ) Central Gem Laboratory , Miyagi Building, 5 - 15 - 14 Ueno 
Taito- ku , Tokyo , Japan ”. 


52 / 2003 
Customs, dated 
the 31st March , 
2003 


In the said notification , - 
(1 ) in the opening paragraph , 
(i) in condition ( 4 ) , 

(a ) in clause (ii), the following proviso shall be inserted at the 
end , namely : 

" provided that for taking out of capital goods from one unit 
to another unit in a special economic zone or to other export 
oriented undertaking or Electronic Hardware Technology Park 
(EHTP ) unit or Software Technology Park (STP ) unit, as the 
case may be , no permission of the said officer shall be essential 
and the capital goods may be taken outside the unit after giving 
intimation to the said officer.” 


. 


[ 4T1 I - que 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Amendment . 


Notification No. 

and date 


No. 


(1) 


(2) 


( 3) 


(b ) after clause (iii), the following clause shall be inserted , 
namely : 
“ (iiia ) permit the capital goods to be taken outside the unit 
without payment of duty for the purposes of test, repairs 
calibration , refining and return thereof : 

Provided that in case of status holder, the capital goods may 
be taken out of the unit on the basis of prior intimation to the 

said officer and no prior permission shall be required. " 
(i ) after condition ( 4 ),the following condition shall be inserted , 
namely : 
" (4a) The unit may take outside the unit samples of manufactured 
goods to another unit in a special economic zone or to other 
export oriented undertaking or Electronic Hardware Technology 
Park (EHTP ) unit or Software Technology Park (STP ) unit, as the 
case may be , without payment of duty for display , after giving 
intimation to the said officer subject to the condition that such 
sample shall be returned to the unit within a period of thirty days 
of taking out the sample from the unit.” 
(iii) in condition (6 ) , 

(a) in clause (iv ), the following proviso shall be inserted , 
namely : 
“ provided that in case of status holder , no approval of 

Development Commissioner or permission of the said officer 
shall be essential and personal carriage of the goods may be 
undertaken after giving intimation to the Development 

Commissioner and the said officer ." ; 
(b ) in clause (xi), for the words “ and Bangalore or the words 
" Bangalore and Ahmedabad or” shall be substituted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3 (1)] 


M 


Sr. 
No . 


Notification No. 

and date 


Amendment 


(2) 


(3 ) 


( IV ) tor condition ( 12 ), the following condition shall be substituted 
namely : 
“ ( 12 ) The said officer subject to the approval of the 
Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise, as 
the case may be, may allow diesel generating sets, captive power 
plants, central air -conditioning equipments, uninterrupted power 
supply system , networking equipments , EPABX, Fax , 
photocopier equipments , data transfer protocol equipments and 
security system imported by an export oriented undertaking , or 
Electronic Hardware Technology Park (EHTP ) unit, or Software 
Technology Park (STP) unit to be utilized by other export 
oriented undertaking, or Electronic Hardware Technology Park 
(EHTP ) unit, or Software Technology Park (STP ) unit , 
belonging to the owner of the importing unit for the purposes 
of development of software , data entry and conversion , data 
processing, data analysis and control data management or call 
center services and export thereof but such goods shall not be 

removed from the premises of the importing unit.”; 
| ( 2 ) in Explanation occurring after paragraph 13 , 

(a ) after clause (x), the following clause shall be added , . . .. *** 
namely : 
( xi ) " status holder ” means importer having any status of Star K . 
Export House as categorized in paragraph 3 .5.2 of the Foreign 
Trade Policy 
(3) in ANNEXURE -I, for entry against S.No.4, the following 
shall be substituted , namely : 
“ Captive power plant including captive generating sets and 
transformers of capacity commensurate with the actual 
requirement of the unit and recommended by the Development 


[ भाग II - खण्ड 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sr. 


Amendment 


No. 


Notification No. 

and date 


. 


M 


( 2 ) 


(3) 


Commissioner or Designated Officer. (For status holders , there 
shall be no requirement of recommendation by the Development 
Commissioner or Designated Officer )." 
( 4 ) in ANNEXURE - V , after Sr. No. 30 , the following shall be 
added , namely: 
“ 31. Spares up to 5 % value of respective goods specified at 
Sl. No 1 to Si No 29." 


[ E No. 305/69/ 2005-FTT ( Pt -IV) I 

___ V. KEZO , Under Secy . 


Note : 


. 


. 


1. Notification No . 154 / 94 - Customs, dated the 13th July , 1994 , was published vide 

G. S . R . 583 ( E), dated the 13th July,1994 and was last amended by notification No. 28/ 2003 
Cus, dated the 1 March, 2003 [ G.S. R.163 ( E), dated the 1st March, 2003 ] 
2 . Notification No . 55 / 2001- Cus, dated the 16th May, 2001 was published vide G .S .R . 
360( E ), dated the 16th May , 2001 and was last amended by notification No. 87/ 2004- Cus , 
dated the 6th September ,2004 [ G. S . R .566 ( E) , dated the 6th September ,2004] 
3. Notification No . 52/2003- Customs, dated the 31st March , 2003 was published vide G . S. R 
274( E ), dated the 31st March, 2003 and was last amended by notification No .87/ 2004- Cus , 
dated the 6th September , 2004, [ G .S. R . 566 .(E ) , dated the 6th September,2004 ,] . . 


. 


अधिसूचना 
नईदिल्ली, 20 मई, 2005 .. 

सं. 28 / 2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 332( अ ). - अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 
1957 (1957 का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टैक्सटाइल एवं 
टैक्सटाइल वस्तुएं ) अधिनियम,1978 (1978 का 40 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 3) के साथ पठित 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944( 1944 का 1 ) की धारा 5 क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
15708 / 2005-3 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ PART II - SEC . 3(1 ] .. 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि जनहित में ऐसा करना 
आवश्यक है , एतद्द्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) की 
तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित अथवा और आगे संशोधित की जाएगी । 


. सारणी 


क्रम | अधिसूचना सं. एवं तिथि 


संशोधन 


सं . 


। 


( 2 ) 

( 3 ) 
22/ 2003- केन्द्रीय | उक्त अधिसूचना में , 
उत्पाद शुल्क , दिनांक 31 (1 ) पैरा 2 में , शर्त ( iv ) हटा दी जाएगी ; 
मार्च, 2003 ( 2 ) पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित 

किया जाएगा, नामतः- - - 
" 2 क . प्रयोक्ता उद्योग इस शर्त के अध्यधीन किसी अन्य 
प्रयोक्ता उद्योग अथवा विशेष आर्थिक जोन की किसी इकाई 
को पूंजीगत माल की आपूर्ति अथवा हस्तांतरण कर सकता है 
कि प्रयोक्ता उद्योग पूंजीगत माल की ऐसी आपूर्ति अथवा 
हस्तांतरण से पूर्व सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
के क्षेत्राधिकारिक उप आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त , 
जैसा भी मामला हो , को पूर्व सूचना देगा । 
2 ख . प्रयोक्ता उद्योग उक्त अधिकारी को सूचना देने 
पश्चात विनिर्मित माल के नमूने को इस शर्त के अध्यधीन 
शुल्क का भुगतान किए बिना इकाई से बाहर किसी अन्य 
प्रयोक्ता उद्योग अथवा विशेष आर्थिक जोन की किसी इकाई 
में प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ ले जा सकता है कि ऐसा नमुना 
प्रयोक्ता उद्योग से बाहर ले जाए जाने की तारीख से तीस 
दिन की अवधि के अन्दर इकाई को लौटा दिया जाएगा । " 


- 


- 


( 3) पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , नामत : 
" 9 . इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी उक्त 
अधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
आयुक्त , जैसा भी मामला हो , के अनुमोदन के अध्यधीन , 
किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर 
टैक्नोलॉजी पार्क ( ई एच टी पी ) इकाई अथवा सॉफ्टवेयर 
टैक्नोलॉजी पार्क (एस टी पी ) इकाई जो अन्य निर्यातोन्मुखी | 


. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Adam 


| उपक्रम अथवा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ( ई एच 
टी पी ) इकाई अथवा सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ( एस टी | 
पी ) इकाई जो खरीदकर्ता इकाई के मालिक से संबंधित है , 
के द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास आंकड़ा प्रविष्टि और 
परिवर्तन, आंकड़ा संसाधन, आंकड़ा विश्लेषण और नियंत्रण , 
आंकड़ा प्रबंधन अथवा काल सेंटर सेवाओं और इसमें निर्यात 
के प्रयोजनार्थ डीजल जनरेटिंग सैट, कैप्टिव पावर प्लांट , 
केन्द्रीकृत वातानुकूल उपकरण , अबाधित विद्युत आपूर्ति 
प्रणाली , नेटवर्किंग उपकरण , ई पी ए वी एक्स , फैक्स, 
फोटोकॉपियर उपस्कर, डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल उपकरण एवं 
सुरक्षा प्रणाली की खरीद की अनुमति दे सकता है लेकिन 
ऐसे माल का खरीदकर्ता इकाई के परिसर से बाहर निकासी 
नहीं की जाएगी । " . 
( 4 ) पैरा 13 के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में , खंड 
(ix ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा , नामतः -- 
(X) प्रस्थिति धारक का आशय विदेश व्यापार नीति के 
पैरा 3.5. 2 में यथा वर्गीकृत किसी चुनिंदानिर्यात गृह की 
हैसियत रखने वाले आयातक से है । ; 
( 5 ) अनुबंध | में क्रम सं . 4 की प्रविष्टि के सामने , 
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , नामत : - विकास 
आयुक्त अथवा पदनामित अधिकारी द्वारा संस्तुत 
कैप्टिव पावर प्लांट जिनमें कैप्टिव जनरेटिंग सैट तथा इकाई । 
की वास्तविक जरुरत की समानुपातिक क्षमता वाले 
ट्रांसफार्मर शामिल हैं { प्रस्थितिधारक इकाई के लिए 
विकास आयुक्त/ पदनामित अधिकारी की संस्तुति की कोई 

आवश्यकता नहीं होगी । " 
( 6 ) अनुबंध - V में , क्रम संख्या 30 के पश्चात् , 
निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः - 

" 31. क्र . सं . 1 से क्र . सं . 29 तक विनिर्दिष्ट संबंधित माल 
के 5 प्रतिशत मूल्य तक के कलपुर्जे ।" 


| 2. 


23/ 2003- के .उ. शु . उक्त अधिसूचना में , 
दिनांक 31 मार्च, 2003 ( 1 ) शुरुआती पैरा के नीचे आने वाली सारणी में , 

(i) क्रम सं . 22 के सामने , कॉलम ( 4) के अंतर्गत प्रविष्टि 
की जगह सामने निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
नामत: 


- 


- 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II-- - SEc . 3(i) ] 


" "कुछ नहीं " से अधिक जब किसी ऐसे व्यक्ति से निकासी 
की जाए जो प्रक्रिया हैंडबक, खंड -1 के सुसंगत उपबंधों के 
साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 4. 1 . 3 के निबंधनों 
के अनुसार अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अग्रिम 
अनुज्ञप्ति का धारक हो । " . 
(ii) क्रम सं . 23 के सामने कॉलम ( 4) के अंतर्गत प्रविष्टि 
की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: 
" इसी तरह के माल पर , यदि आयात किया जाए, सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की धारा 3 के 
तहत उदग्रहणीय अतिरिक्त सीमा शुल्क के तुल्य राशि से 
अधिंक, जब किसी ऐसे व्यक्ति को निकासी की जाए जो 
प्रक्रिया हैंडबुक , खंड - के सुसंगत उपबंधों के साथ पठित 
विदेश व्यापार नीति के पैरा 4. 2 के निबंधनों के अनुसार 
शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाणपत्र का धारक हो । " 
( 2) अनुबंध में , शर्त 11 की जगह निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः 
" यदि , 
(i) अग्रिम लाइसेंस धारक ! शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाणपत्र 
धारक सीमा शुल्क की उन सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को 
पूरा करता है जो कि आयात के विशिष्ट पत्तन की अपेक्षाओं 
को छोड़कर ऐसे अग्रिम लाइसेंस अथवा शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति 
प्रमाणपत्र के प्रति माल आयात किए जाने की सि 
की जानी होती हैं ; तथा 
( ii ) प्रत्येक मद की मात्रा एवं मूल्य सीमा शुल्क अथवा 
केन्द्रीय उत्पासद शुल्क के उप आयुक्त अथवा सहायक 
आयुक्त , जैसा भी मामला हो द्वारा उक्त अग्रिम लाइसेंस 
/ शुल्क मुक्त पुन: पूर्ति प्रमाणपत्र में नामे डाली जाती है और 
सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त 
अथवा सहायक आयुक्त , जैसा भी मामला हो द्वारा उक्त 
अग्रिम लाइसेंस अथवा शुल्क मुक्त पुनःपूर्ति प्रमाणपत्र में इस 
| आशय का स्पष्ट पृष्ठांकन किया जाता है ।" 


- -. .. - . . .. .-- - 


[ फा . सं. 305 / 69 / 2005 - वि . या . क. ( भाग -IV ) ] 

वी. केजो, अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


टिप्पणी : . . . , 
1 . दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं . 22/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत के राजपत्र 
में सा . का. नि . 265 ( अ) दिनांक 31 मार्च, 2003 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार 
दिनांक 6 सितम्बर , 2004 की अधिसूचना सं . 46/ 2004- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( सा . का. नि .567 
( अ ) . दिनांक 6 सितम्बर , 2004) के द्वारा संशोधन किया गया था । 
2. . दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं . 23/ 2003- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , जिसे 
सा . का .नि . सं . 266 ( अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था एवं अंतिम बार अधिसूचना सं . 26/ 2005 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 16.5 . 2005 ( सा . का .नि . 317 ( अ ) दिनांक 16 मई 2005 ) द्वारा 
संशोधित किया गया था । 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 20th May, 2005 
No . 28 / 2005-CENTRAL EXCISE 


G .S. R. 332 (E). - In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 5A of the 
Central Excise Act , 1944 ( 1 of 1944) , read with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Additional Duties 
of Excise (Goods of Special Importance ) Act, 1957 ( 58 of 1957) and sub- section (3 ) of section 3 of 
Additional Duties of Excise ( Textile and Textile Articles ) Act, 1978 (40 of 1978), the Central 
Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby directs that 
each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), specified in column ( 2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended , 
as the case may be , in the manner specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said 
Table . 


TABLE 


S. No . - 


Notification No. 


Amendment 


and Date 


- 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
22 /2003 - Central 
Excise , dated the 
31 March, 2003 


In the said notification , 

(1 ) in paragraph 2, the condition (iv) shall be omitted ; 
( 2 ) after paragraph 2 , the following paragraphs shall be inserted , 

namely : 
“ 2A . The user industry may supply or transfer capital goods to 

any other user industry or to a unit in special economic zone 
subject to the condition that the user industry shall give prior 
intimation to the jurisdictional Deputy Commissioner or 
Assistant Commissioner of Customs or Central Excise , as the 

case may be , before such supply or transfer of capital goods. . 
2B . The user industry may take outside the unit sample of 
manufactured goods to any other user industry or to an unit in 


157042 / > MDS - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC. 3 (1)] 


1 


1 


. 


S. No . 


Amendment 


Notification No. 
and Date 

( 2) 


( 1) 


(3 ) 
special economic zone, as the case may be, without payment of 
duty for display , after giving intimation to the said officer 
subject to the condition that such sample shall be returned to 
the unit within a period of thirty days of taking out of sample 
from the user industry .” 
(3 ) for paragraph 9, the following shall be substituted , namely : 

" 9 . Notwithstanding anything contained in this notification , 
the said officer subject to the approval of the Commissioner of 
Customs or Commissioner of Central Excise , as the case may 
be, may allow diesel generating sets , captive power plants , 
central air - conditioning equipments , uninterrupted power 
supply system , networking equipments , EPABX , fax, 
photocopier equipments , data transfer protocol equipments and 
security system procured by an export oriented undertaking, or 
Electronic Hardware Technology Park (EHTP ) unit, or 
Software Technology Park (STP ) unit to be utilized by other 
export oriented undertaking, or Electronic Hardware 
Technology Park (EHTP) unit , or Software Technology Park 
(STP) unit belonging to the owner of procuring unit for the 
purposes of development of software , data entry and 
conversion , data processing, data analysis and control data 
management or call center services and export thereof, but 
such goods shall not be removed from the premises of the 

procuring unit.” ; 
(4 ) in the Expalnation occurring after paragraph 13, after clause 

(ix ) the following clause shall be added , namely : 
* (x ) “ status holder" means importer having any status of Star 
Export House as categorized in paragraph 3 .5 .2 of the Foreign 

Trade Policy . ; 
( 5) in Annexure -l , for entry against S. No 4 , the following shall 

be substituted , namely : 


_ 


N 


[ 471 11 - UE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S . No . 


Notification No. 


Amendment 


and Date 


(1) 


(2) 


(3) 
“ Captive power plant including captive generating sets and 
transformers of capacity commensurate with the actual 
requirement of the unit and recommended by the Development 
Commissioner or Designated Officer. (For status holders , there 
shall be no requirement of recommendation by the Development 

Commissioner or Designated Officer ). ” 
(6 ) in ANNEXURE - V , after Sr. No . 30 , following shall be added , 
namely : 

“ 31 . Spares up to 5% value of respective goods specified at 
Sl. No 1 to Si No 29.” . 


23 / 2003 -Central 


Excise , dated the 
31st March , 2003 


u 


Y UIT 


UU 


| In the said notification , 

(1) in the Table occurring below opening paragraph, 
(1) against Sr. No. 22 , for entry under wlumn (4 ), the following 

shall be substituted , namely : 
“ In excess of ‘Nil when cleared to a person holding an 
Advance License issued by the licensing authority in terms of 
paragraph 4.1. 3 of the Foreign Trade Policy , read with 
relevant provisions of the Hand book of Procedures, Volume 


I.” ; 


( ii) against Sr. No. 23 , for entry under column ( 4 ), the following 

shall be substituted , namely 
“ In excess of amount equal to additional duty of customs 
leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 
of 1975 ) on similar goods if imported , when cleared to a 
person holding Duty Free Replenishment Certificate in terms 
of paragraph 4. 2 of the Foreign Trade Policy , read with 
relevant provisions of the Hand book of Procedures, Volume 

I." ; 
(2 ) in the ANNEXURE, for condition 11 , the following shall be 


substituted ,namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II ---SEC, 3 (1) ] 


M 


E 


M 


S .No. | Notification No. 


Amendment 


and Date 


(1) 


(2 ) 


. (3 ) 


“ If , 


(i) the Advance License Holder /Duty Free Replenishment 
Certificate holder fulfills all the procedural requirements of 
Customs which are required to be fulfilled if the goods are 
imported against such Advance License or Duty Free 
Replenishment Certificate except the requirement of 
specific port of import ; and 
(ii) the quantity and the value of each of the items are 
debited by the Deputy Commissioner or Assistant 
Commissioner of Customs or Central Excise as the case 
may be, in the said Advance License or Duty Free 
Replenishment Certificate and legible endorsement made 
by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner 
of Customs or Central Excise as the case may be, on the 
said Advance License or Duty Fite Replenishment 
Certificate to that effect .” . . 


LO 


{F. No. 305 /69/2005 -FTT (Pt-IV ) 

V.KEZO , Under Secy . 
Note : 

1. Notification No. 22 /2003 -Central Excise , dated the 31st March , 2003 was published in the 

Gazette of India vide G .S . R 265 (E ), dated the 31st March , 2003 and was last amended by 
notification No. 46 /2004 -Central Excise , dated the 6th September , 2004 [ G .S . R . 567. (E ) , 

dated the 6th September , 2004 ). 
2 ..Notification No . 23 /2003 -Central Excise dated the 31st March , 2003 was published vide 

G . S . R .266 ( E ) and was last amended by Notification No 26 /2005 - CE dated the 164 
May ,2005 [G .S . R .317 (E ) ,dated the 16th May, 2005 ] 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller . of Publications , Delhi- 110054 , 


